पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म . प्र . - 108 - भोपाल - 09 - 11. 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल , के पत्र क्रमांक 22/ 153 , 
दिनांक 10 - 1 - 06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत . 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 527 ] 


भोपाल, बुधवार , दिनांक 29 सितम्बर 2010 - आश्विन 7, शक 1932 


विधि और विधायी कार्य विभाग 
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2010 


फा . क्र . 17 ( ई) - 160 - इक्कीस - ब ( दो ) 10 . - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा - 20( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 
राज्य शासन, एतद्द्वारा, शाजापुर जिले में पदस्थ , अपर कलेक्टर , को शाजापुर जिले हेतु अपर जिला दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रयोग करने के 
लिए अधिकृत करता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

ए. जे. खान, सचिव. 


1053 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2010 . 


